७ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001 . ” 


Romans 
. 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 762 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 8 नवम्बर 2019 - कार्तिक 17, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 8 नवम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 5 / 2014 / 18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क्र . 23 सन् 1956 ) की धारा 
433 सहपठित धारा 14 की उप - धारा ( 2 ) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 
355 सहपठित धारा 32 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन 
आयोग के परामर्श से, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात्: 

संशोधन 


उक्त नियमों में 
1. नियम 2 में , 

( एक) उप -नियम ( ज -1) का लोप किया जाये । 

( दो ) उप - नियम ( झ - 1 ) का लोप किया जाये । 
2. नियम 9 में , शब्द “ महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू का लोप किया जाये । 
3. नियम 16 में , उप - नियम (3) में , के खण्ड ( ख) में , शब्द और चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द 

" अभ्यर्थियों " प्रतिस्थापित किया जाये । 
नियम 21 में , खण्ड ( क ) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर, अध्यक्ष या " का लोप किया जाये । 
नियम 24 में , उप -नियम (1 ) में , शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 

महापौर / अध्यक्ष " का लोप किया जाये । 
6. नियम 25 में , 

( एक) जहां कहीं भी शब्द " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर / अध्यक्ष ” आया 
हो , का लोप किया जाये । 
( दो ) उप -नियम (1 ) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में , नगरपालिका के किसी 

वार्ड के मतदाता द्वारा और का लोप किया जाये । 
7 . नियम 25 - क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: 
" 25 - क . नियम 25 के उप - नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक अभ्यर्थी, जो पार्षद के निर्वाचन हेतु 

रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर रहा हो , प्ररूप - 3क में प्रथम श्रेणी 
मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष लिये गये शपथ का शपथपत्र, अनिवार्य रूप से संलग्न करेगा । " 


1523 


1524 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019 


16. 


नियम 26 में , 
( एक ) उप - नियम (1) में , खण्ड ( ख), (ग ) तथा ( घ) का लोप किया जाये । 
( दो ) उप -नियम (2) में , शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 
महापौर / अध्यक्ष ” का लोप किया जाये । 
नियम 27 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 
महापौर / अध्यक्ष " आया हो , का लोप किया जाये । 
नियम 28 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 

महापौर / अध्यक्ष" आया हो , का लोप किया जाये । 
11 . नियम 29 में, जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 

महापौर / अध्यक्ष " आया हो , का लोप किया जाये । 
नियम 31 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 
महापौर / अध्यक्ष " आया हो, का लोप किया जाये । 
नियम 31 - क में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 

महापौर / अध्यक्ष " आया हो , का लोप किया जाये । 
14. नियम 32 में, शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर / अध्यक्ष " 

का लोप किया जाये । 
अध्याय 5 में , शीर्षक में , शब्द तथा चिन्ह और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 
महापौर / अध्यक्ष " का लोप किया जाये । 
नियम 33 में , 
( एक ) उप -नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: 
" (1 ) यदि कोई अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहे तो ऐसी नियुक्ति उप -नियम ( 2 ) तथा 

( 3 ) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए , प्ररूप - 11 में या तो नामनिर्देशन पत्र भरते समय या 

निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय की जा सकेगी । " 
( दो ) उप - नियम (2 ) में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " आया हो , के स्थान पर, शब्द 

" अभ्यर्थी " प्रतिस्थापित किया जाये । 
17 . नियम 34 में , 

(एक) जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " आया हो के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी " प्रतिस्थापित 
किया जाये । 

(1) में , अंक तथा शब्द " प्ररूप - 12 ( वा ) " के स्थान पर, शब्द " प्ररूप - 12 " प्रतिस्थापित किया 
जाये । 
18. नियम 35 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " आया हो के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी" 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
19. नियम 36 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " आया हो के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी " 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
नियम 37 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " आया हो के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी " 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
21 . नियम 38 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 

महापौर / अध्यक्ष " आया हो , का लोप किया जाये । 
नियम 39 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 

महापौर / अध्यक्ष " आया हो , का लोप किया जाये । 
23 . नियम 42 – क का लोप किया जाये । 

नियम 43 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष" आया हो के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी " 
प्रतिस्थापित किया जाये । 


प्रसपा 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019 


1524 ( 1 ) 


25 . नियम 44 में, उप -नियम (3) में, खण्ड ( ख) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द 

" अभ्यर्थी " प्रतिस्थापित किया जाये । 
26. नियम 45 में , खण्ड (घ) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी प्रतिस्थापित किया 


जाये । 


27. नियम 46 में , उप -नियम (1) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर , शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
28. नियम 49 में , उप -नियम (1) में , शब्द तथा चिन्ह “ महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर , शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
29. नियम 51 में, उप - नियम (1) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष ” के स्थान पर , शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
30. नियम 52 में , शब्द "(वा )" का लोप किया जाये । 
31. नियम 56 में , उप - नियम (1 ) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर , शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
32. नियम 58 में , उप -नियम (2) में, शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर , शब्द " अभ्यर्थी " प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
33 . नियम 61 में , उप -नियम ( 3) में, शब्द तथा चिन्ह "महापौर / अध्यक्ष ” के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
34. नियम 63 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " आया हो के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी" 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
35. अध्याय 7 - क का लोप किया जाये । 
36. नियम 64 में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित किया जाये । 
37 . नियम 65 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " आया हो के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी" 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
38. नियम 67 में , उप - नियम (2 ) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
39. नियम 67 - क का लोप किया जाये । 
40. नियम 69 – क का लोप किया जाये । 
41. नियम 70 में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित किया जाये । 
42. नियम 71 में , उप -नियम (1) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष के स्थान पर , शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
43 . नियम 72 में , जहां कहीं भी शब्द “ महापौर / अध्यक्ष " आया हो के स्थान पर , शब्द " अभ्यर्थी प्रतिस्थापित किया 

जाये । 
44. नियम 73 में , शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर / अध्यक्ष " 

तथा शब्द तथा चिन्ह " तथा मतदान मशीन के माध्यम से मतदान के मामले में प्ररूप 23क " का लोप किया 

जाये । 
45 . नियम 73 - क का लोप किया जाये । 
46. नियम 74 में , शब्द तथा अंक " तथा मतदान मशीन के माध्यम से मतदान के मामले में प्ररूप 23क का लोप 

किया जाये । 
47. नियम 74 - क में , 
(एक ) उप - नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: 
"(1) जिला निर्वाचन अधिकारी, किसी भी समय किन्तु नियम 39 या 74 के अधीन परिणाम की घोषणा 

के सात दिन बाद नहीं, या तो स्वप्रेरणा से या रिटर्निंग ऑफिसर के प्रतिवेदन पर, यथास्थिति , 
प्ररूप 23 निर्वाचन की घोषणा सह - विवरणी में किसी भी लिपिकीय या गणितीय त्रुटि या भूल का , 
आदेश द्वारा, संशोधन कर सकेगा : 


1524 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019 


परंतु यह कि ऐसा कोई भी सुधार या संशोधन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक 
कि प्रश्नाधीन वार्ड से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऐसे संशोधन करने के लिए तारीख, 

समय और स्थान की सूचना न दे दी गई हो । " 
( दो ) उप - नियम ( 2 ) में , शब्द तथा अंक " या 23क " का लोप किया जाये । 
48. नियम 75 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 

महापौर / अध्यक्ष " आया हो , का लोप किया जाये । 
49. अध्याय 8 - क का लोप किया जाये । 
50. नियम 76 में , जहां कहीं भी शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित 

महापौर / अध्यक्ष " आया हो, का लोप किया जाये । 
51. निमय 77 - क का लोप किया जाये । 
52. नियम 78 - क का लोप किया जाये । 
53. नियम 79 - क में , उप -नियम ( 1) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर, अध्यक्ष या " का लोप किया जाये । 
54. प्ररूप - 2 में , 

(एक) शीर्षक में , शब्द तथा चिन्ह " / महापौर / अध्यक्ष” का लोप किया जाये । 
( दो ) प्ररूप में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष / " का लोप किया जाये । 

( तीन) तालिका के कॉलम ( 2) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष / " का लोप किया जाये । 
55. प्ररूप 2 - क में , 

( एक ) प्रारम्भिक पैरा में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष / " का लोप किया जाये । 

( दो ) तालिका के कॉलम (1) में , शब्द तथा चिन्ह " यथा महापौर / अध्यक्ष / " का लोप किया जाये । 
56. प्ररूप - 3 में , 

एक ) शीर्षक में , शब्द और चिन्ह " नगरपालिका निगम के महापौर / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत के 
अध्यक्ष का निर्वाचन " तथा शब्द तथा चिन्ह " / अध्यक्ष / महापौर " का लोप किया जाये । 
( दो ) सम्मति वाले भाग में खण्ड ( घ ) में , शब्द और चिन्ह " / अध्यक्ष / महापौर का लोप किया जाये । 

( तीन) नामनिर्देशन पत्र की रसीद में, शब्द और चिन्ह " / अध्यक्ष / महापौर ” का लोप किया जाये । 
57. प्ररूप 3 - क में , प्रारंभिक पैरा में , शब्द और चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष अथवा का लोप किया जाये । 
58. प्ररूप 3 - ख में , प्रारंभिक पैरा में , शब्द और चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष अथवा " का लोप किया जाये । 
59. प्ररूप - 4 में , उप - शीर्षक में , शब्द एवं चिन्ह " नगरपालिक निगम के महापौर / नगरपालिका परिषद / नगर 

पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन " का लोप किया जाये । 
60. प्ररूप - 5 में , उप - शीर्षक में , शब्द एवं चिन्ह "नगरपालिक निगम के महापौर / नगरपालिका परिषद् / नगर 

पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन " का लोप किया जाये । 
61. प्ररूप - 6 में , 

( एक ) उप - शीर्षक में , शब्द एवं चिन्ह " नगरपालिक निगम के महापौर / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत के 
अध्यक्ष का निर्वाचन " तथा शब्द तथा चिन्ह " / अध्यक्ष / महापौर का लोप किया जाये । 
( दो ) अभ्यर्थिता वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद में , शब्द एवं चिन्ह " / अध्यक्ष / महापौर " का लोप किया 

जाये । 
62. प्ररूप - 7 में , उप - शीर्षक में , शब्द एवं चिन्ह " नगरपालिक निगम के महापौर / नगरपालिका परिषद / नगर 

पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन " का लोप किया जाये । 
63. प्ररूप - 8 में , 

( एक ) विषय में , शब्द तथा चिन्ह "महापौर / अध्यक्ष / " का लोप किया जाये । 

( दो ) तालिका के कॉलम (1) में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष / " का लोप किया जाये । 
64. प्ररूप -9 में , विषय में , शब्द तथा चिन्ह “ महापौर / अध्यक्ष / " का लोप किया जाये । 
65. प्ररूप - 10 में , उप - शीर्षक में , शब्द एवं चिन्ह " नगरपालिक निगम के महापौर / नगरपालिका परिषद् / नगर 

पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ” का लोप किया जाये । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019 


1524 ( 3 ) 


66. प्ररूप - 11 में , 

( एक ) उप शीर्षक में , शब्द तथा चिन्ह "नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत ........ 
महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन ” का लोप किया जाये । 

( दो ) प्ररूप में , शब्द और चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित किया जाये । 
67. प्ररूप - 12 में , 

(एक) उप शीर्षक में , शब्द तथा चिन्ह " नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत ......... 
महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन ” का लोप किया जाये । 

( दो ) प्ररूप में , शब्द और चिन्ह "महापौर / अध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित किया जाये । 
68. प्ररूप - 13 में , 

( एक ) उप शीर्षक में , शब्द तथा चिन्ह " नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत ....... 
महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन " का लोप किया जाये । 

( दो ) प्ररूप में , शब्द और चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष के स्थान पर, शब्द " अभ्यर्थी" प्रतिस्थापित किया जाये । 
69. प्ररूप - 14 में , 

( एक ) शब्द तथा चिन्ह " और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर / अध्यक्ष " का लोप 
किया जाये । 

( दो ) शब्द तथा चिन्ह जहां कहीं भी " / अध्यक्ष / महापौर " आया हो, का लोप किया जाये । 
70. प्ररूप 14 - क का लोप किया जाये । 
71. प्ररूप - 15 का लोप किया जाये । 
72. प्ररूप - 15 - क का लोप किया जाये । 
73. प्ररूप - 16 में , उप - शीर्षक में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के " का लोप 

किया जाये । 
74. प्ररूप 16 - क का लोप किया जाये । 
75. प्ररूप - 17 में , शीर्षक में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के " का लोप किया जाये । 
76. प्ररूप 17 - क का लोप किया जाये । 
77. प्ररूप -18 में , शीर्षक में , शब्द तथा चिन्ह “ महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के का लोप किया जाये । 
78. प्ररूप 18 - क का लोप किया जाये । 
79. प्ररूप - 19 में , शीर्षक में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के " का लोप किया जाये । 
80. प्ररूप 19 - क में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के " जहां कहीं भी आया हो, का लोप 

किया जाये । 
81. प्ररूप 19 - ख में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के " जहां कहीं भी आया हो, का लोप 

किया जाये । 
82. प्ररूप 19 – ग में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के " जहां कहीं भी आया हो, का लोप 

किया जाये । 
83. प्ररूप 19 - घ में , शब्द तथा चिन्ह "महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के " जहां कहीं भी आया हो , का लोप 

किया जाये । 
84 . प्ररूप 20 में , शब्द तथा चिन्ह “ महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के " जहां कहीं भी आया हो , का लोप किया 

जाये । 
85 . प्ररूप 21 में , शब्द तथा चिन्ह " महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के " जहां कहीं भी आया हो , का लोप किया 


जाये । 


86. प्ररूप 21 - क का लोप किया जाये । 
87 . प्ररूप - 22 में , शब्द और चिन्ह "......... नगरपालिक निगम के महापौर / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत के 

अध्यक्ष का निर्वाचन तथा " का लोप किया जाये । 
88. प्ररूप 22 - क का लोप किया जाये । 


1524 ( 4) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019 


89. प्ररूप - 23 में , शब्द और चिन्ह "......... नगरपालिक निगम के महापौर / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत के 

अध्यक्ष का निर्वाचन तथा " का लोप किया जाये । 


90. प्ररूप 23 - क का लोप किया जाये । 


91. प्ररूप - 24 में , शब्द और चिन्ह " / अध्यक्ष / महापौर " का लोप किया जाये । 
92. प्ररूप - 25 का लोप किया जाये । 
93 . प्ररूप - 26 का लोप किया जाये । 
94. प्ररूप - 27 का लोप किया जाये । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप - सचिव. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. .. 


